निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 भाद्र 1943 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 761 ) पटना , बुधवार , 1 सितम्बर 2021 


सं ० प्र ० एवं ध्या ० स०-02 / 2020-2624 / वि ० स ० 

बिहार विधान सभा सचिवालय 


प्रेषक , 


राजीव कुमार , 


उप - सचिव , 
बिहार विधान - सभा , पटना । 


सेवा में , 


माननीय सदस्यगण , 
बिहार विधान - सभा , पटना । 

पटना दिनांक -24 अगस्त , 2021 ई ० । 
बिहार विधान - सभा की प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति का ( वर्ष- 2021-22 के लिए ) उप - समितियों में 
गठन एवं उनके अधीन विभागों का आवंटन । 


विषय : 


महोदय , 


निदेशानुसार सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या -1401 , दिनांक -31 मार्च , 2021 के क्रम में सूचित 
करना है कि बिहार विधान - सभा की प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति की दिनांक- 02.08.2021 को 2.00 बजे अपराह्न की 
बैठक में माननीय सभापति प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति ने विभिन्न विभागों के प्रश्नों एवं ध्यानाकर्षण सूचनाओं की समीक्षा 
हेतु प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति के उप - समितियों का गठन एवं उसके अधीन विभागों का आवंटन निम्न प्रकार से 
किया है 


: 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) 1 सितम्बर 2021 


उप - समिति- ( 1 ) 


1 . 


सभापति , 
संयोजक , 


2 . 


3 . 


सदस्य , 


श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय , 
श्री महबूब आलम , 
श्री अशोक कुमार , 
डॉ ० सी ० एन ० गुप्ता , 
श्री आनन्द शंकर सिंह , 
श्री मोहम्मद कामरान , 


स ० वि ० स ० 
स ० वि ० स ० 
स ० वि ० स ० 
स ० वि ० स ० 
स ० वि ० स ० 
स ० वि ० स ० 


4 . 


सदस्य , 


5 . 


सदस्य , 


6 . 


सदस्य । 


विभाग 
स्वास्थ्य विभाग , ग्रामीण विकास विभाग , जल संसाधन विभाग , पथ निर्माण विभाग , राजस्व एवं भूमि सुधार 
विभाग , परिवहन विभाग , कृषि विभाग , खान एवं भूत्तव विभाग , खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग , समाज कल्याण विभाग , 
श्रम संसाधन विभाग , लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग , कला , संस्कृति एवं युवा विभाग , वाणिज्यकर विभाग , मंत्रिमंडल 
सचिवालय विभाग , सामान्य प्रशासन विभाग , निगरानी विभाग , अल्पसंख्यक कल्याण विभाग , आपदा प्रबंधन विभाग , संसदीय 
कार्य विभाग तथा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग । 

उप - समिति- ( 2 ) 
1 . श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय , 

स ० वि ० स ० 

सभापति , 
2 . श्री सुनील मणि तिवारी , 

स ० वि ० स ० 
3 . श्री श्रीकान्त यादव , 

स ० वि ० स ० 
4 . श्री मिश्री लाल यादव , 

स ० वि ० स ० 

सदस्य , 
5 . श्री पंकज कुमार मिश्र , 

स ० वि ० स ० 

सदस्य । 


संयोजक , 


सदस्य , 


विभाग 
शिक्षा विभाग , ग्रामीण कार्य विभाग , नगर विकास एवं आवास विभाग , सहकारिता विभाग , ऊर्जा विभाग , मद्य निषेध , 
उत्पाद एवं निबंधन विभाग , पंचायती राज विभाग , गृह विभाग , पर्यटन विभाग , पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग , 
गन्ना उद्योग विभाग , योजना एवं विकास विभाग , वित्त विभाग , उद्योग विभाग , सूचना प्रौद्योगिकी विभाग , निर्वाचन विभाग , 
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग , अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग , पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग , 
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग , लघु जल संसाधन विभाग , भवन निर्माण विभाग तथा विधि विभाग । 

विश्वासभाजन , 


राजीव कुमार , 


उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 761-571 + 25 - डी 0 टी 0 पी 0 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


